“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 
30-05-2001.” 


पंजीयन क्रमांक 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/ 2013-2015.7' 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


(असाधारण) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 381 ] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 15 जुलाई 2021 — आषाढ़ 24, शक 1943 


. वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 3 जुलाई 2021 
अधिसूचना 


क्रमांक एफ 13-03/2021/10-2/बजट. --- भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 41 तथा 42 सहपठित धारा 76 एवं 
छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम, 2001 के नियम 3 के परन्तुक के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, FB, 
खनिज, वन्य जीव उत्पाद, तेन्दू पत्ता को छोड़कर समस्त अविनिर्दिष्ट लघु वनोपजों को उक्त नियमों के प्रवर्तन से छूट देती है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
अभिषेक कुमार सिंह, उप-सचिव. 


अटल नगर, दिनांक 3 जुलाई 2021 


क्रमांक एफ 13-03/2021/10-2/बजट.--- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक 
एफ 13-03 /2021/10-2/बजट, दिनांक 03-07-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
अभिषेक कुमार सिंह, उप-सचिव. 


Atal Nagar, the 3rd July 2021 
NOTIFICATION 


No. F 13-03/2021/10-2/ Budget. — In exercise of the powers conferred by Section 41 and 42 read with Section 76 
of the Indian Forest Act,1927 (No. 16 of 1927) and clause (b) of the proviso to rule 3 of the Chhattisgarh Transit (Forest 
Product) Rules, 2001, the State Government, hereby, exempts all unspecified minor forest produce except Timber, 
Mineral, Wildlife Produce, Tendu Patta from the operation of the said rules. 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, 
ABHISHEK KUMAR SINGH, Deputy Secretary. 


761 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2021. 


